शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


छत्तीसगढ़ 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट/38 सि . से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. " 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 5 ] 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 फरवरी 2018 - माघ 13, शक 1939 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , हरिशंकर रूद्रप्रताप देवांगन आत्मज स्व . मोहन लाल देवांगन, उम्र 32 वर्ष, निवासी- वार्ड 
नं. - 19 शिव मंदिर रोड, पूर्व खैरागढ़, तहसील खैरागढ़ जिला राजनांदगांव ( छ.ग. ) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम अजितेश देवांगन था, यही नाम 
मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज है तथा मैं इसी नाम से जाना, पहचाना जाता था . मैं अपने नाम को परिवर्तित कर 
नया नाम हरिशंकर रूद्रप्रताप देवांगन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे हरिशंकर रूद्रप्रताप देवांगन आ . स्व . मोहन लाल देवांगन के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


अजितेश देवांगन 

पिता - श्री मोहन लाल देवांगन 
निवासी - वार्ड नं .- 19, शिव मंदिर रोड, पूर्व खैरागढ़ , 
तहसील - खैरागढ़, जिला - राजनांदगांव ( छ.ग. ) 


हरिशंकर रूद्रप्रताप देवांगन 

पिता - स्व . मोहन लाल देवांगन 
निवासी - वार्ड नं. - 19 , शिव मंदिर रोड, पूर्व खैरागढ़ , 
तहसील - खैरागढ़, जिला - राजनांदगांव ( छ.ग. ) 


, 


25 


26 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , कु . देवश्री नेवारे आत्मजा श्री मधुकर नेवारे , उम्र 24 वर्ष, निवासी - बी -18 , माईनिंग 
आफिस के पीछे, साहनी विहार , रायपुर, तहसील व जिला रायपुर ( छ.ग. ) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. चांदनी नेवारे था तथा यही नाम मेरे 
समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड व अन्य आवश्यक अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज है व मैं इसी नाम से जानी, पहचानी, पुकारी जाती 
थी . मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम कु. देवश्री नेवारे ( Ku. Devashree Neware ) रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


अतः अब मुझे कु. देवश्री नेवारे आत्मजा श्री मधुकर नेवारे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कु . चांदनी नेवारे 

पिता - श्री मधुकर नेवारे 
निवासी - बी -18, माईनिंग आफिस के पीछे, साहनी विहार, 

रायपुर तह. व जिला - रायपुर ( छ.ग. ) 


कु . देवश्री नेवारे ( Ku. Devashree Neware ) 

पिता - श्री मधुकर नेवारे 
निवासी - बी -18, माईनिंग आफिस के पीछे, साहनी विहार, 

रायपुर तह. व जिला - रायपुर ( छ.ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, स्वरूप कुमार भट्टाचार्य आत्मज स्व. सुकृति कुमार भट्टाचार्य, उम्र 59 वर्ष, निवासी 
क्वा . नं.- 1056/1, ए. एम. मूर्ति , रेल्वे कंट्रोल ब्लॉक , तहसील व जिला बिलासपुर ( छ.ग. ) का हूं. यह कि मेरे कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में व 
आवश्यक दस्तावेजों व अभिलेखों में मेरा नाम स्वरूप कुमार भट्टाचार्य ( Swarup Kumar Bhattacharyay ) आ . सुकृति कुमार भट्टाचार्य 
( Sukrity Kumar Bhattacharyay ) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम स्वरूप कुमार भट्टाचार्य ( Swarup 
Kumar Bhattacharya ) आ . स्व . सुकृति कुमार भट्टाचार्य ( Late Sukrity Kumar Bhattacharya ) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे स्वरूप कुमार भट्टाचार्य (Swarup Kumar Bhattacharya ) आ . स्व. सुकृति कुमार भट्टाचार्य ( Late Sukrity 
Kumar Bhattacharya ) के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


स्वरूप कुमार भट्टाचार्य 
( Swarup Kumar Bhattacharyay ) 

पिता- सुकृति कुमार भट्टाचार्य 

( Sukrity Kumar Bhattacharyay ) 
निवासी- क्वा. नं. -1056 /1, ए. एम. मूर्ति, रेल्वे कंट्रोल ब्लॉक , 

तह . व जिला- बिलासपुर ( छ.ग. ) 


स्वरूप कुमार भट्टाचार्य 
( Swarup Kumar Bhattacharya ) 

पिता - स्व . सुकृति कुमार भट्टाचार्य 

(Late Sukrity Kumar Bhattacharya ) 
निवासी - क्वा. नं .- 1056 /1, ए . एम. मूर्ति , रेल्वे कंट्रोल ब्लॉक, 

तह. व जिला-बिलासपुर ( छ.ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018 


27 


उपनाम परिवर्तन 


. 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , प्रवीण कुमार उपाध्याय आत्मज श्री राजेश उपाध्याय , उम्र 26 वर्ष, जाति ब्राम्हण, निवासी 
ग्राम - कोमाखान , पो. - कोमाखान, तहसील - बागबाहरा, जिला- महासमुंद ( छ.ग. ) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम 
भिन्न-भिन्न दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है - कक्षा दसवीं की अंकसूची में प्रवीण कुमार व स्नातक, बी.एड. की अंकसूची में प्रवीण उपाध्याय दर्ज है. 
मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम प्रवीण कुमार उपाध्याय रख लिया हूं तथा यह नया नाम/ उपनाम मेरे बारहवीं की अंकसूची में दर्ज है. इस 
आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे प्रवीण कुमार उपाध्याय आ . श्री राजेश उपाध्याय के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


प्रवीण उपाध्याय , प्रवीण कुमार 

पिता - श्री राजेश उपाध्याय 
निवासी - ग्राम - कोमाखान , पोस्ट - कोमाखान, 
तहसील - बागबाहरा, जिला- महासमुंद ( छ.ग. ) 


प्रवीण कुमार उपाध्याय 

पिता - श्री राजेश उपाध्याय 
निवासी - ग्राम - कोमाखान, पोस्ट - कोमाखान, 
तहसील - बागबाहरा, जिला महासमुंद ( छ.ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, खेमलाल गहने आत्मज श्री जीवन दास गहने, उम्र 28 वर्ष, निवासी - क्वा . नं.- 5/ बी ., 
क्रास स्ट्रीट -5 , हास्पिटल सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ.ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे ड्रायविंग 
लायसेंस, आधार कार्ड, पेन कार्ड व अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों/ अभिलेखों में मेरा नाम खेमलाल गहने दर्ज है जो कि सही है, किन्तु 
मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम खेमलाल दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर पूर्ण नाम/ उपनाम खेमलाल गहने रख लिया हूं 
तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे खेमलाल गहने आ . श्री जीवन दास गहने के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


खेमलाल 

पिता - श्री जीवन दास गहने 
निवासी - क्वा . नं. - 5/ बी., क्रास स्ट्रीट -5, हास्पिटल सेक्टर, 

भिलाई, तह . व जिला- दुर्ग ( छ.ग. ) 


खेमलाल गहने 

पिता - श्री जीवन दास गहने 
निवासी - क्वा. नं .- 5/ बी., क्रास स्ट्रीट -5, हास्पिटल सेक्टर, 

भिलाई, तह. व जिला - दुर्ग ( छ.ग. ) 


28 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नंदिता कुमारी रामकुमार आत्मजा श्री रामकुमार सिंह, निवासी -रेल्वे कालोनी, बिलासपुर , 
जिला -बिलासुपर ( छ.ग. ) की हूं. यह कि पूर्वमें मेरा नाम नंदिता कुमारी था जो कि प्रचलन में है और इसी नाम से जानी जाती हूं तथा कक्षा दसवीं 
की अंकसूची में यही नाम दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम नंदिता कुमारी रामकुमार रख ली हूं तथा यह नाम मेरे कक्षा बारहवीं 
की अंकसूची में दर्ज है, इस आशय के संबंध में सक्षम प्रधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं. 


अतः अब मुझे नंदिता कुमारी रामकुमार, आत्मजा श्री रामकुमार सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


नंदिता कुमारी 
पिता - श्री रामकुमार सिंह 
निवासी - रेल्वे कालोनी, बिलासपुर , 

जिला -बिलासपुर ( छ.ग. ) 


नंदिता कुमारी रामकुमार 

पिता - श्री रामकुमार सिंह 
निवासी -रेल्वे कालोनी, बिलासपुर, 

जिला -बिलासपुर ( छ.ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं ,ट्रिकंडीयुर गोपीनाथ आत्मज श्री कोजहिपूरत गोविन्दनकूटी मेनोन , उम्र 48 वर्ष, निवासी 
फ्लैट नं. - 142, हितेच बस्ती, टाइप-03, टीएसए एसएफ , बचेली, बड़े बचेली, नगरपालिका बचेली, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ( छ.ग. ) पिन 
494553 का हूं. यह कि मैं ( C & IT ) में Dy . Manager के पद पर कार्यरत हूं. पूर्व में मेरा नाम टीरकंडीयूर गोपीनाथ मेनन था तथा यही नाम 
मेरे समस्त प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पासपोर्ट व अन्य अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज है . मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/ उपनाम ट्रिकंडीयुर 
गोपीनाथ रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझेट्रिकंडीयुर गोपीनाथ आ . श्री कोजहिपूरत गोविन्दनकूटी मेनोन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


टीरकंडीयूर गोपीनाथ मेनन 
पिता - श्री कोजहिपूरत गोविन्दनकूटी मेनोन 
निवासी - फ्लैट नं .- 142, हितेच बस्ती, टाइप -03, 

टीएसए एसएफ , बचेली, बड़े बचेली , 
नगर पालिका बचेली, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ( छ.ग. ) 

पिन -494553 


ट्रिकंडीयुर गोपीनाथ 
पिता - श्री कोजहिपूरत गोविन्दनकूटी मेनोन 
निवासी - फ्लैट नं. - 142 , हितेच बस्ती, टाइप-03 , 

टीएसए एसएफ , बचेली, बड़े बचेली, 
नगर पालिका बचेली, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ( छ.ग. ) 

पिन -494553 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018 


29 


उपनाम परिवर्तन 


. 


. 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , दिनेश कुमार वर्मा आत्मज स्व . लखन लाल वर्मा, उम्र 47 वर्ष, वर्तमान निवासी -46 / एच , 
रिसाली भिलाई , तहसील व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) स्थाई पता - ग्राम व पो. चंद्रखुरी, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात 
संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड व ड्रायविंग लायसेंस में मेरा नाम दिनेश कुमार वर्मा आ. श्री लखन लाल वर्मा दर्ज है जो 
कि सही है, किन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम दिनेश वर्मा आ . श्री लखन लाल वर्मा दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण 
है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही व पूर्ण नाम/ उपनाम दिनेश कुमार वर्मारख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे दिनेश कुमार वर्मा आ. स्व . लखन लाल वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


दिनेश कुमार ( Dinesh Kumar ) 

पिता - श्री लखन लाल वर्मा 

( Shri Lakhan Lal Verma) 
निवासी - वर्तमान निवासी -46 /एच, रिसाली, भिलाई , 

तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग . ) 
स्थाई पता - ग्राम व पो. - चंद्रखुरी , 
तह. व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


fG 121 948 auf (Dinesh Kumar Verma) 

पिता - स्व . लखन लाल वर्मा 

(Late Lakhan Lal Verma) 
निवासी - वर्तमान निवासी -46 / एच, रिसाली भिलाई , 

तहसील व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 
स्थाई पता - ग्राम व पो . - चंद्रखुरी , 

तह . व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती आइशा ध. प. श्री मोहम्मद रफी, उम्र 26 वर्ष, निवासी - क्वा. नं.-5/ सी , सड़क 
29 , जोन -2, सेक्टर -11, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग ( छ. ग.) की हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे 
समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, परिचय पत्र, पासपोर्ट आदि में मेरा पूर्व नाम ज्योति डोंगरे आत्मजा श्री भास्कर डोंगरे दर्ज है. मेरा विवाह 
7-4-2017 को श्री मोहम्मद रफी के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम/ उपनाम श्रीमती आइशा रख 
ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


अतः अब मुझे श्रीमती आइशा ध. प. श्री मोहम्मद रफी के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


ज्योति डोंगरे 

पिता - श्री भास्कर डोंगरे 
निवासी - क्वा. नं. -5 / सी , सड़क -29 , जोन -2, 

सेक्टर -11 , खुर्सीपार, भिलाई, 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती आइशा (Smt . Aisha ) 

पति - श्री मोहम्मद रफी 

(Shri.Mohammad Rafi) 
निवासी - क्वा . नं. -5/ सी , सड़क -29, जोन -2, 

सेक्टर -11, खुर्सीपार , भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


30 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018 


[ भाग 3 ( 1 ) 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा.), एवं पंजीयक लोक न्यास, रायगढ़ ( छत्तीसगढ़ ) 


रायगढ़ , दिनांक 11 जनवरी 2018 


रा.प्र.क्र . / बी -113 ( 4 ) / 16-17 
ग्राम - बैसपाली / तह. / जि.रायगढ़ 


क्रमांक Q / अ.वि.अ. /2018. - सर्व साधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदकगण चन्द्र कुमार डनसेना आ . स्व . 
शिवनन्दन मुख्य प्रबंध ट्रस्टी ग्राम बैसपाली, पो . नवापारा, रायगढ़ द्वारा “गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट ” बैसपाली का पंजीयन किये जाने हेतु 
आवेदक , शपथपत्र , ट्रस्ट डीड की छायाप्रति के साथ प्रस्तुत किया गया है . ट्रस्ट डीड के अनुसार न्यास संपत्ति के रूप में एस.बी.आई. कोतरा रोड , 
रायगढ़ में खाता क्रमांक 36931403802 में 19,787 / - ( उन्नीस हजार सात सौ सत्तासी रुपये ) चल संपत्ति एवं अचल संपत्ति के रूप में ग्राम 
बैसपाली में ख.नं. 184/1 रकबा 0.146 हे., ख . नं. 184/2 रकबा 0.053 हे. एवं ख.नं. 186/9 रकबा 0.065 हे. कुल रकबा 0.264 हे. जो आचार्य 
श्री गौशाला जीव रक्षा संस्थान बैसपाली अध्यक्ष राजू उर्फ चन्द्र कुमार पिता श्री शिवनंदन के नाम पर दर्ज है. 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


उक्त ट्रस्ट में निम्नानुसार पदाधिकारीगण है : 

चन्द्र कुमार डनसेना आ . स्व . शिवनंदन , मुख्य प्रबंध ट्रस्टी, ग्राम बैसपाली, तह. रायगढ़ . 
छगनलाल साहू आ . दयाराम साहू, सहा. प्रबंध ट्रस्टी, ग्राम बैसपाली, तह. रायगढ़ . 
हेतराम डनसेना आ . बहलूराम डनसेना, ट्रस्टी, ग्राम बैसपाली, तह. रायगढ़. 
योगेन्द्र पटेल आ . मुकुतराम पटेल, ट्रस्टी ग्राम नंदेली , तह . रायगढ़. 
दिलचंद साहू आ . स्व . मेघनाथ साहू ट्रस्टी, ग्राम नंदेली, तह. रायगढ़. 
बुद्धेश्वर नायक आ . धनीराम नायक , ट्रस्टी, ग्राम कुसमुरा , तह. रायगढ़ . 
श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नि विनोद अग्रवाल , ट्रस्टी ग्राम जोरापाली, तह. रायगढ़. 
प्यारेलाल परिव्राजक आ . सुखरूराम , ट्रस्टी, ग्राम बैसपाली, तह. रायगढ़. 
नरेश चन्द्र पटेल आ . शिरोत्तम पटेल ट्रस्टी, ग्राम दरोगापारा, रायगढ़ 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा पक्षकार को किसी प्रकार की दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के 
माध्यम से इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 15-02-2018 को प्रातः 11.00 प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा / 
आपत्ति पर किसी प्रकार विचार नहीं किया जावेगा. 


आज दिनांक 10-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा सहित जारी किया गया. 


प्रकाश कुमार सर्वे, 
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) 

एवं पंजीयक . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2018. 


